नेहरू बाल पुस्तकालय 


गिजुभाई का गुलदस्ता-3 
चूहा सात पूछों वाला 
गिजुभाई बधेका 


अनुवाद, रूपांतरण और चित्रांकन 


आबिद सुरती 






- 


# ५ नर 


९2४ 
70.770]8 
छह. सूते सकलम्‌ 


एकः: सू्त सकलम्‌ 





> से 3५५२७. 


श्र्श्् -_-ट 





रे 





राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत 
॥/0।0॥08। 800।(78098॥, ॥४0॥8 












स संस्करण : 2007 
चौदहवीं आवृत्ति : 209 (शक 7947) 

6 राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, 2006 

(प093 992 ?प्राएटाण799व8 (मरप्रवं) 

₹ 60.00 

निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत 

नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज-ा 
वसंत कुंज, नई दिल्‍ली-0070 द्वारा ० 
४8096: ४४५४५४.०॥॥0व93.00५.॥ 





चूहा सात पूछों वाला 
जो न बोले सो निहाल 
सौ के साठ 

चिरौटा चार सौ बीस 


किस्सा एक दाने का 


जोगी या भोगी 
प्र फूफू बाबा 









सो कीजिए 


थ्ज कक वी 
॥ 6 
प 


शिक्षक भाई-बहनों से 


लीजिए, ये है बाल-कथाएं। आप बच्चों को इन्हें 
सुनाइए। बच्चे इनको खुशी-खुशी और बार-बार 
सुनेंगे। आप इन्हें रसीले ढंग से कहिए, कहानी 
सुनाने के लहजे से कहिए। कहानी भी ऐसी चुनें, 
जो बच्चों की उम्र से मेल खाती हो। भैया मेरे, 
एक काम आपकभी न करना। ये कहानियां 
आप बच्चों को रटाना नहीं। बल्कि, पहले आप 
खुद अनुभव करें कि ये कहानियां जादू की 
छड़ी-सी हैं। 

यदि आपको बच्चों के साथ प्यार का रिश्ता 
जोड़ना है तो उसकी नींव कहानी से डालें। यदि 
आपको बच्चों का प्यार पाना है तो कहानी भी 
एक जरिया है। पंडित बन कर कभी कहानी नहीं 
सुनाना। कील की तरह बोध ठोकने की कोशिश 
नहीं करना। कभी थोपना भी नहीं। यह तो 
बहती गंगा है। इसमें पहले आप डुबकी लगाएं, 
फिर बच्चों को भी नहत्ाएं। 





चूहा सात पूंछों वाला 


एक था चूहा। नाम था चूंचूं। उसकी सात पुंछें थीं। एक दिन उसकी मां ने उसे 
पढ़ने को स्कूल भेजा। वहां उसकी सात पूंछें देख कर लड़के चिढ़ाने लगे : 
चूहा सात पूछों वाला, देखो सात पूंछों वाला 
चूहा सात पूछों वाला, देखो सात पूंछों वाला 
चूहा रोता-रोता घर लौटा। मां ने पूछा, 'क्या हो गया मेरे लाल को? क्‍यों रो 
रहा हैं? चूहा बोला, 'ऊं ऊं ऊं...मां सब लड़के मुझे चूहा सात पूंछों वाला कह 
कर चिद्ाते हैं। मां ने कहा, 'जा, एक पूंछ कटवा ले! चूहा नाई के घर पहुंचा 
और एक पूंछ कटवा ली। अब छह पूंछें रह गईं! दूसरे दिन जब वह स्कूल गया, 
तो लड़के उसे फिर चिढ़ाने लगे : 
चूहा छह पूंछों वाला, देखो छह पूंछों वाला 
चूहा छह पूंछों वाला, देखो छह पूंछों वाला 
चूहा ऊं ऊं ऊं...करता हुआ फिर घरन्‍आऔया और रूठ_कर एक कोने में जा 
बैठा। मां ने कहा, अरे, खाना तो#खा) ले। भूंख नहीं लगी है, क्या? चूहा 
बोला, में नहीं खाऊंगा। सब बच्चे मुझे चूहा छह (षूंछों वालो कह कर चिढ़ाते 
हैं। मां ने कहा, "नाई के घर जा,कर एक पूंछ कटँवा लेक चूहा नाई के घर 
गया और एक पूंछ और कटवा आया। अबछछसेकेषषांच पूंछे थीं। दूसरे दिन वह 





हि 









फूल गया। चूहे को आता हुआ देख कर एक बच्चा चिल्लाया, “वो देखो, चूंचूं 
आ रहा है! चूहे की पांच पूंछें देख कर लड़के फिर उसे चिढ़ाने लगे 
चूहा पांच पूंछों वाला, देखो पांच पूंछों वाला 
चूहा पांच पूंछों वाला, देखो पांच पूंछों वाला 

चूहा घबरा गया! जोर-जोर से रोता हुआ घर पहुंचा और एक लोटे में जा 
बैठा। चूहे की मां ने पूछा, अब क्या हुआ? क्‍या आसमान टूट पड़ा? चूहे ने 
कहा, "मां सब मुझे चूहा पांच पूंछों वाला कह कर चिढ़ाते हैं! मां बोली, “जा, 
फिर से नाई के घर जा। एक पूंछ और कटवा ले / चूहे ने ऐसा ही किया। अब 
उसकी चार पूंछें रह गईं । जब चूहा स्कूल पहुंचा तो लड़कों ने उसे दुगुने जोश 
से चिढ़ाना शुरू किया। चूहा बुरी तरह रोता हुआ घर लौटा मुंह लटका कर 
प्याले में बैठ गया। मां के कहने पर उसने एक पूंछ और कटवा ली। फिर भी 
कोई फर्क नहीं पड़ा । बच्चे उछल-उछल कर उसे चिढ़ाते रहे । 

आखिर उसके एक ही पूंछ रह गई ।मांह्नेक्कहा, जा, अब तुझे कोई नहीं 
चिढ़ाएगा । अब तो सिर्फ एक हीएऑपूंछ है| /नहा-धो|क्वर चूहा फिर से स्कूल 
पहुंचा । लेकिन लड़कों ने उसका पीछा ऋ्ञहीं छोड़ा । कोई उसकी पूंछ खींचता था 
तो कोई उसके कान खींच चिढ़ाताँधथा : 


ीः के ह 


ः $ के 
॥/ ई 
बजे | ला 
डॉ 
“रे ! न 
ख्छ * शः श्र है 


जज 


| हे. 








चूहा एक पूंछों वाला, देखो एक पूंछों वाला 
चूहा फिर रोता-बिलखता हुआ घर आया! मां ने पूछा, अब क्या बात है? 
वह बोला, 'मां! मुझे अब भी बच्चे चिढ़ाते हैं। कहते हैं...चूहा एक पूंछ वाला । 
सब चूहों को एक-एक पूंछ होती है, फिर भी मेरे पीछे पड़े रहते हैं।' मां ने कहा, 
जा कर यह पूंछ भी कटवा ले। न रहेगा बांस, न बजगी बांसुरी / चूहे ने ऐसा 
ही किया। अब तो वह बंडा बन गया। दूसरे दिन स्कूल जाने के लिए वह घर 
से निकला। उसने सोचा-“अब बच्चे मुझे केसे चिढ़ाएंगे? अब तो मेरे पूंछ ही 
नहीं है।/ जब वह स्कूल पहुंचा, तो सब लड़कों ने चूहे को घेर लिया और 
चिढ़ाने लगे : 
चूहा बंडा है जी बंडा, चूहा बंडा है जी बंडा 
यह सुनते ही चूहा भागा और सीधे घर जा कर पंखे पर लेट गया, फिर 



























सुबक-सुबक कर रोने लगा। मां ने कहा, अब क्‍या हुआ? धरती फट गई 
क्या? चूहा बोला, 'मुझे अब भी बच्चे चिढ़ाते हैं। कहते हैं : 
चूहा बंडा है जी बंडा, चूहा बंडा है जी बंडा 
चूहे की मां ने सोच कर कहा, 'सुन, बढ़ई के पास जा और अपनी एक पूंछ 
लगवा ले / चूहा बढ़ई के पास गया और बोला, “बढ़ई, बढ़ई! मेरी पूंछ लगा 
दे / बढ़ई बोला, 'काठ के उल्लू, कटी पूंछ नहीं लगती है | चूहे ने कहा : 
पूंछ लगा दे, वरना तेरा बसूला ले कर भागूंगा 
पूंछ लगा दे, वरना तेरा बसूला ले कर भागूंगा 
बढ़ई ने पूंछ नहीं लगाई। चूहा बसूला ले कर भागा। रास्ते में उसे एक 
लकड़हारा मिला। उसके पास बसूला नहीं था, इसलिए वह दांतों से लकड़ी 
काट रहा था। चूहे ने कहा, “अरे, दांतों से कहीं लकड़ी कटती है? लो, यह 
मेरा बसूला लो। लकड़हारा बसूले से लकड़ी काटने लगा। काटतेै-काटते 





बसूला टूट गया। यह देख कर चूहा बोला : 
लाओ मेरा बसूला, वरना लकड़ी ले कर भागूंगा 
लाओ मेरा बसूला, वरना लकड़ी ले कर भागूंगा 
लकड़हारा बसूला कैसे देता इसलिए चूहा लकड़ी ले कर भागा। कुछ दूर 
जाने पर उसे एक बुढ़िया दिखाई दी। बुढ़िया चूल्हे में अपना पैर जला कर 
रसोई बना रही थी। चूहे ने कहा, “यह क्या मां जी! कोई अपना पांव जला कर 
रोटी बनाता है क्या? लो, यह लकड़ी लो और इसे जला कर रोटी बनाओ /' 
बुढ़िया ने लकड़ी चूल्हे में डाली | कुछ ही देर में रोटी बन गई। तभी चूहा आया 
और बोला, "मां जी, मां जी! मेरी लकड़ी वापस दो | बुढ़िया ने कहा, “अब में 
तुझे लकड़ी वापस कैसे दूं? लकड़ी तो जल गई ।' चूहा बोला : 
लाओ मेरी लकड़ी, वरना रोटी ले कर भागूंगा 
लाओ मेरी लकड़ी, वरना रोटी ले कर भागूंगा 
यह कह कर चूहा रोटी लेकर भागा। भागतेल्भागते एक कुम्हार के भट्टे पर 
पहुंचा । कुम्हार वहां बैठा-बैठा दोहनी#में रखे हुए दही कै,साथ मिट्टी खा रहा 
था। चूहे ने कहा, 'यह रोटी लो, दही के साथ रोटी खाआओगे, तो भूख मिटेगी ।' 
कुम्हार ने दही के साथ रोटी खा ली तभी चूहा' दहाड़ा& 
लाओ मेरी रोटी, वरना दोहनीहले कर. भागूंगा 
लाओ मेरी रोटी, वरना दोहनी ले कर भागूंगा 
कुम्हार रोटी कहां से लाता? रोडी तो उसके पेट में पहुंच चुकी थी। चूहा 
रोटी के बदले दोहनी ले कर भागा | रास्ते में एक ग्वीले का घर आयो। ग्वाले 
के पास दूध दुहने के लिए बरतन नहीं था, इसलिए वह ओखतली में दूध दुह 
रहा था। चूहा बोला, ओखली में दूध दुहंने की जरूरत नहीं। लो, यह दोहनी 
लो / ग्वाले ने दोहनी ली और वह दूध दुहने बैठा। तभी भेंस भड़की। उसने 





9 





दोहनी को लात मारी। दोहनी टूट गई | चूहा यह देख कर अपनी दोहनी मांगने 
लगा। बोला : 
लाओ मेरी दोहनी, वरना भैंस ले कर भागूंगा 
लाओ मेरी दोहनी, वरना भैंस ले कर भागूंगा 
ग्वाला दोहनी नहीं दे सकता था, इसलिए चूहा उसकी भैंस ले कर भागा। 
भागते-भागते वह एक खेत में पहंंचा। वहां एक किसान हल चला रहा था। 
उसने एक बैल जोता था और दूसरे के स्थान पर अपनी बूढ़ी मां को जोत रखा 
था। चूहे ने कहा, “अरे ओ निर्दयी...यह तू क्या कर रहा है? भल्ना अपनी मां 
को कोई हल में जोतता है? किसान बोला, क्या करूं? मेरा एक बैल मर 
गया। दूसरा खरीदने के लिए मेरे पास रुपए नहीं हैं। चूहे ने कहा, 'तब मेरी 
यह भेंस कब काम आएगी 7 किसान ने मां की जगह भैंस को जोता और हल 











दे 


चलाने लगा। तभी भैंस को लू लगी और वह गिर कर मर गई। कुछ देर बाद 
चूहा आ पहुंचा। बोला, 'मेरी भेंस कहां है? किसान ने कहा, (वह तो मर गई। 
अब में तुम्हें कैसे दूं? चूहा बोला : 
लाओ मेरी भैंस, वरना मां को ले कर भागूंगा 
लाओ मेरी भैंस, वरना मां को ले कर भागूंगा 
अबकी बार चूहा किसान की मां को ले कर भागा। भागते-भागते वह एक 
गांव में पहुंचा । गांव की चौपाल के पास कुछ नट खेल दिखा रहे थे। चूहा वहां 
पहुंचा गया। लड़के को रस्सी पर चलते देख कर चूहे ने नट से कहा, “भैया, तुम 
इस नन्हे बच्चे के प्राण क्‍यों लेना चाहते हो? यह ऊपर से गिरेगा, तो इसकी 
हड्डी-पसली एक हो जाएगी! नट बोला, “लड़का नहीं नाचेगा, तो क्या तुम्हारी 
यह बुढ़िया नाचेगी? चूहे ने कहा, एकदम सही। लो, मेरी इस बुढ़िया को 
नचाओ।' 
नट ने बुढ़िया को सहारा दिया। वह बेचारीह्कांप्रती-डोलती रस्सी पर चढ़ी। 
लेकिन रस्सी पर नाचती केसे । वह तो।एक चीख के साथे|नीचे गिरी और वहीं 
ढेर हो गई | चूहा तो तैयार खड़ा था। उसने. नट से कहाछ तुमने मेरी बुढ़िया को 
क्यों मार डाला?” नट ने कहा, 'झूठ, सरासर|झठ ॥ वहल्‍तो रस्सी से गिर कर मर 
गईं। इसमें मेरा क्या कसूर ? चूहा बोला 
लाओ मेरी बुढ़िया, वरना ढोल ले कर भागूंगा 
लाओ मेरी बुढ़िया, वरना ढोल ले कर भागूंगा 
यह कह कर चूहा नट का टोल लै'क़र भागा। भागतें-भागतै रास्ते में एक 
टीला आया। वह उस पर चढ़ कर ढोल बजाते हुए गाने लगा : हि 
पूंछ के बदले बसूला लिया जड़ 
बसूले के बदले लकड़ी ली 





लकड़ी के बदले रोटी ली 

रोटी के बदले दोहनी ली 

दोहनी के बदले भैंस ली 

भैंस के बदले बुढ़िया ली 

बुढ़िया के बदले ढोल लिया 

ढम-ढम ढोल बाजे ढोल 

चूहा मस्त हो कर गा रहा था और 

ढोल बजा रहा था। तभी एक कौआ 










ह.77048 


सूते सकलम्‌ 






कांव-कांव करता हुआ आया और 
चूहे को उठा कर आसमान में ले 
गया। फिर भी चूहा तो ढोल बजाता 
रहा और गाता रहा : 
ढम-ढम ढोल बाजे ढोल 
ढम-ढम ढोल बाजे ढोल 








जो न बोले सो निहाल 


दो पंडे थे। एक था चाचा, दूसरा था भतीजा। एक बार दोनों पड़ोस के गांव 
जाने को निकले। वहां पहंच कर एक सेठजी के घर ठहरे। सेठजी ने उनका 
स्वागत-सत्कार किया और दोनों से कहा कि लड्डू बना कर खाओ। 
चाचा-भतीजे ने मिल कर बेसन के पांच बड़े-बड़े लड्डू बनाए। अब दोनों 
सोचने लगे कि इन्हें बांटा कैसे जाए? आखिर दोनों ने तय किया कि वे गूंगे बन 
कर बैठें। जो बोले, वह दो खाए और जो न बोले वह तीन खाए। 
चाचा-भतीजा, दोनों बिना बोले पांव पसार कर सो गए। सेठजी ने आ कर 
देखा तो कोई बोलता न था, न हिलता-डुलता था। बुलवाने की काफी कोशिश 
की गई, पर कोई मुंह ही नहीं खोलता था। सेठजी सोचने लगे...जाने किस 
जहरीले सांप ने इन्हें डंस लिया होगा! उन्होंने अपने बेटों को बुला कर यह 
दुखद खबर सुनाई । फिर कहा, “आओ, हम सब मिल कर इन पंडों को मरघट 
पहुंचा दें / चाचा-भतीजे ने लेटे-लेटे यह स ग। दोने कांपने, कुलबुलाने लगे 
यह तो गजब हो गया। लेकिन बोलें कैसे? जो < 
उसे दो लड्डू मिलने वाले थे। _» 

थोड़ी देर में गांव वाले इकझ्ा हो गए 
तेयार होने लगी। चाचा-भतीजो दोन 
बांधा गया, पर दोनों में से एक भी नहीं 
ऐसे दम साधे पड़े रहे, मानो छउनके& प्राण सचमुच 
निकल गए हों। लोग रोक़रेबिलखते उज्ञको. श्मशान 
घाट ले आए। यहां चिता तैयार थीफ़ दोत्नों को चिता 
पर लिटाया गया। फिर लगभग सब लोग नदी पर 
नहाने चले गए। बस चंद लोग वहां रह गए। 






दर शक 
छ। छल च्् 
ँँ | ॥ | ५ 
॥ हे 
थः ॥ 
| | 





रण 
























चिता को आग देने के लिए बढ़े। चाचा मन ही म 
कर राख हो जाउंगा, लेकिन दो लड़डू हरगिज नहीं लूंगा 
, वरना एक भी नहीं लूंगा। उधर भतीजा सोच रहा था...तीन 
के लोभ में जान गंवानी पड़ेगी। जान है तो जहान है। आखिर वह 
भागो! तीन आपके और दो मेरे / इतना कहते ही चाचा-भतीजे 
| उठ बैठे। उन्हें चिता पर बैठा देख कर सेठजी बोले, भूत! ये दोनों तो भूत 
बन गए हैं। और सभी बगैर पीछे देखे 
भाग खड़े हुए | चाचा-भतीजा दोनों सैठजी 
के घर पहुंच कर लड़डू खाने बैठे। तीन 
चाचा के, दो भतीजे के । 





सौ के साठ 


एक था मियां और एक था बनिया। मियां ने बनिये से कुछ रुपए कर्ज ले रखे 
थे। बनिया बार-बार रुपयों का तकाजा करता, लेकिन मियां की नीयत में ही 
पत्थर थे। एक धेला भी लौटाने का उसका इरादा नहीं था। बनिया जब भी 
उगाही के लिए आता, मियां उलटा-सीधा जवाब दे कर उसे टरका देता। 
आखिरकार बनिया थक गया। संदेश भेज-भेज कर परेशान हो गया। फिर भी 
उसने आखिरी कोशिश की । 

एक दिन बगल में बही दबा कर वह मियां के घर पहुंचा । दरवाजा बंद था। 
उसने बाहर से आवाज दी, "मियां जी घर पर हैं? 
मियां के बेटे ने कहा, 'सेठजी, अब्बू तो बाहर गए 
हैं / बनिये ने पूछा, “कहां गए हैं? बेटा बोला, 
“कमाई करने / बनिये ने पूछा, 
मगर कहां? बेटा बोला, 
“अमराई में । वहां से गुठली 
ला कर यहां आंगन में (0 
लगाएंगे। उससे आम का ##*+ 
पेड़ निकलेगा। आम 
लगेंगे। हम आम खाएंगे 
और बेचेंगे भी। उनसे जो 
पैसे मिलेंगे, अब्बू आपका 
कर्ज चुकाएंगे।' 

बनिया समझ गया कि 













इस मियां से पैसे बसूल करना दीवार से सिर टकराना है। छ द 
मियां घर लौटे। बेटे ने उनको सारी बात कह सुनाई। मियां ने कहा, तूने 
पमझदारी से काम नहीं लिया। पैसे लौटाने का जिक्र करने की क्‍या जरूरत 










चों ने समझोता करवाने की कोशिश की। (हां-ना 
चों ने सौ के साठ देने की बात तय की। 'साठ 
आकाश टूट पड़ा हो, 'सरकार, कुछ कम कर दें तो 
- पंचों ने दो इधर से घटाए दो उधर से काटे और यों 
गले । इसके बाद तो सिर्फ तीस रुपए ही देने की बचे। 
यां बोल उठे, “वाह, इसे कहते हैं इंसाफ ।.आषक्राए्फ्रैलला एकदम सही है। मैं 
अभी दस नकद दे रहा हूं। दस का वादा करता हूं ओरै.बाकी दस का लेना 
क्या और देना क्या? एक अससे ब्राद इतने बड़े मामलेक्का निपटारा हुआ है। 
आपको इतनी रियायत तो देनी ही पड़ेगी | अब ब॑नियेक्से मियां बोले, 'सेठजी | 
पहले सुन लें ओर फिर अपनी बही मैंशजिख लें७' 
सौ के किए साठ, आधे हुए काठ 
दस दिए, दस दूंगा 
बाकी दस का लेना क्या!देना9क़्या 
मियां की चतुराई देख कर बनिया हंस पड़ा। तब मियां का बेटा बोला, 
अब्बू! देखिए, बनिया हंस रहा है मियां ने-कंहा, बात ही ऐसी है। आज 
उसे नगद दस रुपए जो मिले हैं।' 













चिरौटा चार सौ बीस 


एक थी चिड़िया, एक था चिरौटा | चिड़िया लाई चावल का दाना, चिरौटा लाया 
दाल का दाना। चिड़िया ने खिचड़ी बनाने की सोची | चूल्हे पर पतीली चढ़ा कर 
चिड़िया पानी भरने चली। जाने से पहले चिरौटा से कहा, “जरा खिचड़ी पर 
नजर रखना, कहीं जल न जाए ।' वह गई, तो चिरौटे ने कच्ची-पक्की खिचड़ी 
खा डाली । चिड़िया को भनक न लगे इसलिए वह आंखों पर पट्टी बांध कर सो 
गया। 

थोड़ी देर बाद चिड़िया पानी भर कर लौटी । चिरौटे ने अंदर से किवाड़ बंद 
कर रखे थे। चिड़िया बोली, 'चिरोटे राजा, दरवाजा खोलो! चिरोटे ने कहा, 
“रानी, मेरी आंखें दुख रही हैं। में तो पट्टी बांध कर लेटा हूं। तुम खिड़की में से 
हाथ डाल कर दरवाजा खोल सकती हो / चिड़िया ने कहा, 'लेकिन पानी से 
भरी दो मटकियां मेरे सिर पर से कौन उतारेगा ? 

चिरौटा बोला, 'यह भी कोई सोच्न्नोकी बाते? ऊपर वाली मटकी फोड़ 
डालो और नीचे वाली मटकी लेकर अंदरआ«जाओ' चिड़िया ने वैसा ही 
किया और नीचे वाली मटकी लेकर पर में आँई। जर्ब रसोईघर में जा कर 
उसने पतीली देखी, तो पता चला किश्ठेसमें।|खिचड़ी है हीकनहीं । 





7५७9-५१ गहर आाक ३२५० 
20700 27287: ,::2 ८:78 क्‍ 
प्र हक देर | ॥2८ ह ९५ ५ १५ ३७० ४७३ श्दरे ५, )ण ४५ 7० घर. 
* “४ एज है ५: २१ २3१९० 446 ०१३३ / का 
५५ 3. 5०?₹7६ 5७% « न, है2 २“ ५ है 
*! 8० ' ढैं: ० ॥ «व ० ० &ें) है हि ब्लड # ६० ७ हर फ्ः 
हे 37 # +«८+ ०० े >,क है पाए च्द 22 
न्‍ी ड भू प आई कु 32% 


० 9 - वि * ५ जी । है.) 
हक 6 ४ ० (2 ह दर 
अप 


हा श 


है 6. $ पु 


5 | 
4 ऋ 3 ४3५८३ २ 
जा का !' हे ०५ ८ 


५ 
बन «> 


2० 8 ३४ लक #20 कक, *,८ ० 7; 
पक, ककया ए किक 3 ० 2० 5 के 
कै उमर £525:%५.5..2 ञे | ०: य हक, 
30.९ ८> «५ है. है ० ६.०4 श रे श्प्् 
; <र्‌ कहे हि 8 ० ह 
पु] ७०२ ही हे 





चिड़िया ने पूछा, 'चिरौटे राजा! खिचड़ी कौन खा गया? चिरौटे ने कहा, में 
क्या जानू? राजा का कुत्ता आया था। शायद वही डकार गया होगा | 

चिड़िया राजमहल में शिकायत करने पहुंची। उसने राजा से कहा, 
महाराज! आपका कुत्ता मेरी खिचड़ी खा गया है। राजा बोला, कुत्ते को 
हाजिर किया जाए। वह चिड़िया रानी की खिचड़ी क्‍यों खा गया? कुत्ता 
आया। उसने कहा, 'मेंने चिड़िया रानी की खिचड़ी नहीं खाई। चिरौटे ने 
खाई / राजा ने आवाज दी, 'कोई सिपाही है? सिपाही के आने पर राजा 
ने हुक्म दागा, 'चिरौटा मो हे 
दोनों के पेट काटो, जिसने खिचड़ी 
खाई होगी उसके पेट में से 
खिचड़ी के दाने निकलेंगे 
न/ लेकिन चिरोटा डर 
गया। खिचड़ी उसी ने 











खाई थी। वह कांपने लगा बोला, “महाराज! क्षमा कीजिए । 
राजा को गुस्सा आ गया। उसने चिरौटे को कुएं में डः त़वा दि दिया 
बेचारी कुएं पर बैठी-बैठी रोने लगी। इस बीच उधर से एक 










मुझे इतनी फुरसत कहां है कि तुम्हारे चिरौटे राजा को 
ल्‍ल्दी में हूं/ यह कह कर ग्वाला आगे बढ़ गया। 
हती रही कि कोई दूसरा वहां से गुजरे। थोड़ी देर 
| कर आया। चिड़िया ने उससे कहा : 
के चरवाहे रे चरवाहे 
रौटे राजा को निकालो बाहर 
मैं तुम्हें हलवा-पूरी खिलाऊंगी। 
भेंसों के चरवाहे ने कहा, “बहन, मुझे इतज्नीं फरसत्र कहां कि तुम्हारे चिरौटे 
राजा को बाहर निकालूं? अभी तोकमेनीकलेवा भी#नहीं क्रिया ।! यह कह कर 
चरवाहा भी आगे बढ़ गया। चिड़िया. ओर किसी#की बाट जोहती बैठी रही। 
थोड़ी देर बाद भेड़-बकरियों के साथ एक गड़रिया उधर से गुजरा। चिड़िया ने 
कहा : हे 
ओ रे भेड़-बकरियीं के गड़ैरिये रे गड़रिये 
मेरे चिरौटे राजा को निकालो बाहर 
मैं तुम्हें हलवा-पूरी खिलाऊंगी। 
गड़रिया बोला, “बहन, मुझे इतनी फुरसत कहां है कि तुम्हारे चिरौटे राजा 





को बाहर निकालूं” यह कह कर वह भी आगे बढ़ गया। चिड़िया वहीं बैठी 
रही | तभी एक ऊंटों का रखवाला गुजरा । चिड़िया ने कहा : 
ओ रे ऊंटों के रखवाले रे रखवाले 
मेरे चिरौटे राजा को निकालो बाहर 
में तुम्हें हलवा-पूरी खिलाऊंगी। 
ऊंटों के रखवाले को चिड़िया पर दया आ गई। उसने चिरौटे को कुएं में से 
बाहर निकाला। चिड़िया बोली, “चलो भैया! घर पहुंच कर में तुम्हें हलवा-पूरी 
खिलाऊंगी ।' 
ऊंटों का रखवाला चिड़िया के घर पहुंचा । चिड़िया ने बड़े प्रेम से उसके लिए 
हलवा-पूरी बनाई, लेकिन चिरौटा बदमाश निकला। उसने पीतल के एक तवे 
को तपा कर लाल-पीला बना दिया। जब भोजन का समय हुआ, तो चिरौटे ने 
वह तवा सामने रख कर कहा, “आओ, ऊंटों के रखवाले, आओ। सोने के इस 
आसन पर बिराजो | 
ज्यों ही मेहमान उस तपे हुए आसन प्रर बैठा कि उछल पड़ा और 
चीखता-चिल्लाता हुआ भागा : 
में तो जल गया रे, मैं तो जेल गया. रे 
में तो मर गया रे, मैं तो मरुगया रेथ 


22] 


किस्सा एक दाने का 


एक किसान था। उसकी घर वाली एक रोज गेहूं साफ कर रही थी। तभी एक 
कौआ आया और डलिया में से एक दाना उठा कर पेड़ पर जा बैठा । किसान की घर 





वाली भड़क उठी। उसने एक पत्थर दे मारा। कोआ कांव-कांव करता हुआ पेड़ पर 
से नीचे आ गिरा, लेकिन गेहूं का दाना पेड़ के कोटर में फंस गया। किसान की घर 
वाली लपक कर कोए के पास पहुंची और उसकी टांग पकड़ कर बोली, "गेहूं का 
दाना दे, वरना में तेरे पंख काट कर कुएं में फेंक दूंगी / कोए ने कहा, ऐसा गजब मत 
करना। दाना में अभी ला देता हूं।! अब कोआ पेड़ के पास आया। दाना पेड़ के 
कोटर में जा फंसा था, इसलिए उसने पेड़ से कहा, 'पेड़ पेड़..., दाना दो / पेड़ बोला, 
में हरगिज नहीं दूंगा / कौआ बढ़ई के पास पहंंचा और कहा : 

बढ़ई बढ़ई पेड़ को काटो 

पेड़ ने मेरा दाना लिया 

मांगने पर भी देता नहीं 

बढ़ई बोला, पेड़ को में नहीं काटूंगा ।! इस पर कौआ राजा के पास पहुंचा । 

उसने राजा से कहा : 

राजा राजा बढ़ई को पीटो 

बढ़ई पेड़ को काटता नहीं 

पेड़ ने मेरा दाना लिया 

मांगने पर भी देता नहीं 

राजा बोला, में बढ़ई को हरगिजहन्हीं पीटूंगाँ।' फिर कौआ रानी के पास 

पहुंचा । उसने रानी से कहा : 

रानी राजा से रूठो 

राजा बढ़ई को पीटता नहीं 

बढ़ई पेड़ को काटता नहीं 

पेड़ ने मेरा दाना लिया 

मांगने पर भी देता नहीं 


20) 


रानी बोली, "में हरगिज नहीं रूठूंगी।' यह सुन कर कोआ सांप के पास 
पहंंच गया । उसने सांप से कहा : 
सांप सांप रानी को डसो 
रानी राजा से रूठती नहीं 
राजा बढ़ई को पीटता नहीं 
बढ़ई पेड़ को काटता नहीं 
पेड़ ने मेरा दाना लिया 
मांगने पर भी देता नहीं 
सांप बोला, "में हरगिज नहीं काटूंगा / यह सुन कर कौआ डंडे के पास 
पहुंचा | उसने डंडे से कहा : 
डंडे डंडे सांप को मारो 
सांप रानी को डसता नहीं 
रानी राजा से रूठती नहीं 
राजा बढ़ई को पीटता नहीं 
बढ़ई पेड़ को काटता नहीं 
पेड़ ने मेरा दाना लिया _ 
मांगने पर भी देता नहीं७ 








/ का 


कर | | ह शत हू औं है ५क्‍ । की | हे धर पे हि | 
”्ब् नह, हैं हे | ही, मे || न है 77 
(0 / हि) हे हा आह हे ६ ॥ हर 00 
है! $ ै । धरती | न | 7 हा ॥ है |। ज' 0 कक | ' 
) ॥ ५ ॥ | ०] ः | ही] ३ है बल 7! 4 ४ 2 ही ४ हे । $ 
हू / ड हा . ॥ है है बी शाह हे ४  । है] क, !। | कह छः धर प्र 6 
१ +. | थ | कब ६ ई भा मी [ ! १ | ऐ 0० है .थु / & कप # हे | हि हनी... ५.। ॥ 8, 
बीज 68 ५ कह किक ऑल । है 4 ] ॥ + हा 2 ४ | 
| पट हा ते ह। | + है! न ही ए हैँ 7 #' शी! 
] ह + के म हि हे शॉँ 


फ व ड़ की | /' है । ॥ | ; धृ ग ४क्‍ | ॥ | हि ध ॥। । | 9. । रे / 7 हा | 
। पे हा है शा ५ # ॥ है 8०, है है ० ै ! ही | 
है की! ॥। | है ् & मै ॥ ही को | ॥ हक. ५ | हर का | * ॥, हे" | ॥$ हि | ( #कध 8 । 
रद ॥ के | । ६ । ४ ६ |! रा है ! | हा ५ हू धो थे पं ही हे । |. है है! | ऐ( ल्‍ ६ ही | के है | न 
पा ६ की आी का ( आ ओ  ॥ / आर ओी एप ०] कि व नी की नि 0 गा लय 0 शी व की मी “हे | 


डंडा बोला, 'सांप को में हरगिज नहीं मारूंगा / फिर कौआ आग के पास 
पहुंचा । उसने आग से कहा : 
आग आग डंडे को जलाओ 
डंडा सांप को मारता नहीं 
सांप रानी को डसता नहीं 
रानी राजा से रूठती नहीं 
राजा बढ़ई को पीटता नहीं 
बढ़ई पेड़ को काटता नहीं 
पेड़ ने मेरा दाना लिया 
मांगने पर भी देता नहीं 
आग बोली, "में डंडे को हरगिज नहीं जलाऊंगी ।” फिर कौआ समंदर के 
पास पहुंचा और कहा : 
समंदर समंदर आग बुझाओ 
आग डंडे को जलाती नहीं 
डंडा झा सांप को मारता नहीं 





सांप रानी को डसता नहीं 





राजा बढ़ई को पीटता नहीं 
बढ़ई पेड़ को काटता नहीं 
पेड़ ने मेरा दाना लिया 
मांगने पर भी देता नहीं 

समंदर बोला, में आग को कतई नहीं बुझाऊंगा / यह सुन कर कौआ जंगल 

में गया और हाथी के पास पहुंच कर बोला : 

हाथी हाथी समंदर पी जा 
समंदर आग बुझाता नहीं 
आग डंडे को जलाती नहीं 
डंडा सांप को मारता नहीं 
सांप रानी को डसता नहीं 
रानी राजा से रूठती नहीं 
राजा बढ़ई को पीटता नहीं 
बढ़ई पेड़ को काटता नहीं 


. पेड़ ने मेरा दाना 












ब्फः 


7 


हाथी समंदर पीताहुनहीं [ | [0 ले, 


समंदर आग बुझाता ह सकलम 
आग डंडे को जलाती त हज ५ 






सांप रानी को डसता नहीं 

रानी राजा से रूठती नहीं 

राजा बढ़ई को पीटता नहीं 

बढ़ई पेड़ को काटता नहीं 

पेड़ ने मेरा दाना लिया 

मांगने पर भी देता नहीं 

रस्सा बोला, 'में हाथी को क्‍यों बांधूं” यह सुन कर कौआ चूहे के पास 
पहुंचा और कहा : 

चूहे चूहे रस्से को काटो 

रस्सा हाथी को बांधता नहीं 

हाथी समंदर पीता नहीं 

समंदर आग बुझाता नहीं 
न्‍ आग डंडे को जलाती नहीं 
डंडा सांप को मारता नहीं 












>्शा च््न्सिट 
शो अप व डर अम पक इवछ व का कट जल :४)च् प्र 


(222 क 2 बटन उप न टच डक मच 
7 स्व: चहाँ रस्से को कोटतां नहीं >>: 


५५ < 
“५६. 9-२5 





>--------रानी-सजा-से रूब्तीवनहीं-+"777-0५5/7--:/2---_--*-“२7४ 


ता. खिश--- खाक, नीति ता न -.._ समा. थ>> िंस> कमा भा | साफ़ सं रा उस. च्क्त ' ्ज- व सन्‍ाम-मा+. जमा सम. सन बननों"' | >> 
की ्ड कायकटा सबने" जमा न्-ज >> क्र ही  स्वाकााकलतर'ः.क्‍धमाक. 
बज़ राजा बढ़ई को पीटता नहीं- 75४6 7-7“ -_5“-५०-४/+- 7 
ाा कक ० न लमा ला+ सलाम हम समा सा टन 3. हम तन 8 >> हसन बछ था. आराम ०२२ शा धन ७... वक हा 
आम जो ए_ #ममगरमम- ७... आम | मम््जोज. जिओ ज्रॉॉोककणकमणयमणन माल जमकनफ्रम्मे> __!$/फ_.*.___रमम्मढ..>_ मारना ही प्लीज डा न न्‍न्‍न-प है हे 
77“““+““बढ़ई-पेड़-को काटता नहीं--- --- 5-7 ”- 2-7 7० «77 
काम रंग. लॉममममम- जम कन्‍* उमा. ७. समा मेडन हम शक जल री ला मा. 3... उमा किन 3... ₹ (७ ९...>में..->- ण जअरन्‍"ं' मम कि ते. --ऋ- कि कर खा 
पथ लि... 8. अनन-. दा अत ॥७क- ०" 


>-“7+>>>चेसेगडानों लिखे फ््र््चवटेय ४४: *<<<5<: 
_- / /-.- मांगने पर भी देता नहीं -- अज अशुऐ> >> अ ० आ क्रेय छ ०-2 2०दक->-२०२४७० ५४ 
>कर बिल्ली -चूहे को खाने दौड़ी। 
ई के-डर से -रस्सा हाथीं 


_- - :- चूहे खाना-तों मैरा धर्म है। येह ् 
_-- -----बिल्ली को -आते-देंख कर चूहा रस 
_. ..- को- बांधने पहुंचा ।-बंधने-के: 
समंदर-आग बुझाने चला। को -जलाना- शुरू 

किया ॥इस- पर डंडा-सांप को-माख्न आर के सांप रानीं-को उसने 
चला+-सांप-को- देख-रानी रहा सं गरी-देख राजा ने- बढ़ई 
को-धमकाया 4 वह अपना हक । बढ़ंई को दूर से 


हम कम पेड़ व नेच्बल 
- ही आता देख-पेड़-ने गेहूं गया दिया। फिर तो कौआ किसान 


के घर पहुंचा और उसकी घर शक, 
















सात भाइयों के बीच एक प्यारी-प्यारी 
बहन थी । बहन का नाम था सोनिया। 
एक दिन सोनिया अपनी भाभी के 
साथ मिट्टी लेने गई। सोनिया जहां 
खोदती, वहां सोना निकलता और भाभी 
जहां खोदती, वहां मिट्टी निकलती। 
भाभी ने अपनी टोकरी मिट्टी से भरी 
और सोनिया ने अपनी टोकरी सोने से 
भर ली। सोनिया की टोकरी में सोना 
देख कर भाभी के सीने पर सांप लोट 
गया। अपनी टोकरी सिर पर रख कर 
भाभी चलने लगी। 

सोनिया ने कहा, 'भाभी, थोड़ा सहारा 
दो न। मुझ अकेली से यह टोकरी ह्ञहीं 
उठती ।' दम भर रुक कर भाभी बोल्ली, 
“नहीं उठती तो मेरी बला से | 

सोनिया अकेली रह गई। टोकरी 
उठाने की उसने बहुत कोशिश की; 
पर वह उठा ही नहीं सकी। तभी एक 
लंगोटधारी जोगी उधर से गुजरा। 
उसने सहारा दिया। टोकरी सिर पर 



















प्ज्ज्च्च्य््प्न्न्प्स्ब्् 


> नर अल वश ्टः 
"७-८ न््््कस्ट्रल्फ & 7 कटड उक्त 
४ जार अत” रण ॥ ओर रे ” [र चल ने पैडी +/ लेकिन तरतही ज डर " 


की उठा कर अपनी-काटेया म ते आया। फर- जागो. 
/- ज्से-क् बच्चे हुए।.-- ह 


न््च््च्च्दी हैं? 8 (75% ऋ्‌ 


















5] पे मौनिया- से ब्याह-कर लिः वे डा: 

उ523.&3....«.65. 2... आस पल 
“-- ---..-नंगरु-नयरे घूमते-हुए सब-आगे बढ़े | जोगी-था- भोगी । बन गया रोगीय अंब-वहें 7-7 
--< --- चलता-भी-लंगढ़- कर था। इसलिए वह सोत्तियाँ को मँव मे ओख मंगन के 7८८: 


> : --- -लिए--भेजता- और -खुद-गांव.-के- बाहर--बैठ- कर- बच्चों- को संभांलता। -यों--: .- -- 
---“- --घूमते-फिरते-कई-सालों के-बाद वै सोनिया के-गींव पहुंचे+-जोगी ने हमेशा-की - «--- 

ष - 7 < तरह इस-मांव में-भी सोनिया को भीख मांगने भेजा सोनिया दरनदर-भटकते-- -_: 
८7 2मुह छ 7 हमने लिग्क 27747 वश 
_------- श्याम लाल के सात सपूत्त 7 "८ >> ्ण पा 


--- - सातों पर एक बहनसोनिया-“ - «७-77 या ता 
-८ ८7:25 इक जोगी ले उसे-फंसाया- >> 
छः दुनिया भर में भीख मंगाया | ७ - $3-< 
सोनिया की आवाज-सुन-कर पर के सब लोग बाहर दौड़ आए, लेकिन वहे 
सूख कर इतनी-कंमजोर हो गईची। कि कोई उसे पहचान नहीं पाया. 
मां- बोली, बेटी! -तुमने अभ्रीक्ष्मी क्या&कहा४ जरा फिर से- तो कहो। 
सोनिया-ने गीत दोहराया+ सुन कर वह बोली, अरे, यह तो हमारी बिटिया 
रानी-मालूम होती है+ -उन्होंनेब्क्ोनिया को-पैहचान कंस उसे-अपने पास रख 
लिया । उधर-जोगी-ने सोनिया का कॉफी इंतजार किद्या,-मंगर वहै-वापस-नहीं 
आई +बगल-में झोला लटका कर वह-सोनिया-की खोजने-निकला 3५ + वह घर-घर 
भीख-मांगेता-और गाता-था ः 55 


माथे पर बिंदी चिपकी है, 


है 3 ७० ७0 2.4. ,6०० ० 
-५ 6 ८६५४८ 


&उए2:-2<- ० 


बना डे चल जाओ हताचि ता 0, 
मिदकाड़ "व २७ 54० 





2८4“ आ जा जोगी: बजे अुताए2 75227 ६ ८०+२25:2£ 9 
_- 7: जोगी कीआवाज सुन कर घर के-लोग-इकड हों गए ।-वें आपस में कांचाफूसी - -  -. 
---.. करने लगता है,-यह वही पो्खंडी हैं, जो -हमारी-बिंटिया को उठा. ले-गया था--फिर--< ८7० 









-:- >-सौंनिया का-एके-भाई बोला -आंइए-बाबा-जी,आइए-+ बिराजिए+ यह तो ८-7... 
-- ->- आपका. ससुरात्त है+थोड़ी देस-में हमे-बैंटी-कों-विदा कर देंगें-।- .. २-८: ०-. 
---... --कुएं-की जगत -पर-खटिया -बिछा-कर उसत्परूबिछोना बिछाया गया और------- 
-- - >-जोगी से -कहा गया-कि वह खटियां कह डक ज्यों, ही वह खटिया पर-----. 
--लेटा कि धमाके के साथ कुएं-में जि ने दोनों बच्चों को- - -- - -- 

ले आई । 


-- अब बारी थी भाभी की, जो ५5० ग छोड़ कर आई 
थी। भाई ने उसको घरः से-खदेड़ र् | गलती मान ली। 
_ सोनिया-ने- उसे माफ कर दिया छू अब-अपन र्घे के घर चैन से -- 


७ सनक 44 8 । बक 9 279 £2+ पथ 
>> ----उक:सूलसकलम है ट 






2 





फूफू बाबा 


एक ब्राह्मण था। उसका एक लड़का था। एक दिन बाप-बेटा पड़ोस के गांव 
जाने के लिए निकले। चलते- चलते रास्ता क्या भूले कि घने जंगल में पहुंच 
गए। उस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। दोनों को जोर की भूख लगी थी। वे 
चुड़ैल के घर पहुंचे | चुड़ैल घर में ही बैठी थी। उसे देख कर बाप-बेटा दोनों घर 
के कोने में पड़े कुठले में छिप गए। 

दोपहर होने पर चुड़ैल कहीं बाहर गई और दूध की हंडी ले कर लौटी। फिर 
उसने खीर बनाई । खीर गरम थी। उसने उसे ठंडा करने के लिए एक ओर रख 
दिया। बेटे को कड़ाके की भूख लगी थी। खीर देख कर उसके मुंह में पानी आ 
गया। खाने के लिए वह उतावला होने लगा। वह पिता से बोला, ापू...अब 
तो मुझसे रहा नहीं जाता। में बाहर निकल कर खीर खाऊंगा। चाहे चुड़ैल मुझे 
ही क्‍यों न खा जाए।' 

पिता ने कहा, अच्छी बात है &बथीरे से बाहर ज्ञिकलना । चुड़ैल की बाएं 
ओर बैठ कर खीर खाना। उसकी बाई आंख॑ नकली 6 ड्सलिए वह तुझे देख 
नहीं पाएगी ।' 

बेटा धीरे से बाहर निकला0ऊ॑से ही,उसनेखीरके बरतन में हाथ डाला, 
गरम-गरम खीर से उसका हाथ जलन गया बह फूंक-फूंक कर हाथ को सहलाने 
लगा । फूफू आवाज उठने लगी। 

चुड़ैल ने पहले कभी छेसी आबारज॑ब्नहींकुसुज्नीक्थी#<वहछ एकदम डर गई। 
उसने सोचा, मेरे घर में यह कौन्यस गयी ? सचमच यह" कोई '*फूफू बाबा है। 
शायद बहुत बड़ा जादूगर हो! वह फौरिन भांगी। १ 

रास्ते में उसे एक सियार मिला। सियार ने पूछा, 'अरी ओ भूत की बहत! 


यों तीर की तरह कहां जा रही हो?” वह बोली, “अब क्या बताऊं? मेरे घर में 
फूफू बाबा घुसा है। इतनी बढ़िया खीर बनाई थी मैंने, लेकिन नसीब में हो तब 
न। सियार बोला, 'डरो मत। आओ, में तुम्हारे साथ चलता हूं। भला चुड़ैल के 
घर में घुसने की हिम्मत कौन कर सकता है? तुमसे तो सारा जमाना डरता है।' 
चुड़ैल और सियार दोनों घर पहुंचे। 
सियार ने चारों तरफ देखा, तो कहीं कोई 
भी नजर नहीं आया। हां, कुटले में से 
फूफू की आवाज जरूर उठ रही थी। बेटा 
अभी भी अपने जले हुए हाथ पर फूंक 
मार रहा था। सियार बोला, €ूं...कोई है 








|) 
/ 2९४६८ क 
3३7, 970 के | ः 


जरूर । चिंता की बात नहीं। कुठले में झांक कर अभी बताता हूं! सियार आगे 
बढ़ कर कुठले पर चढ़ा और अंदर उतरने लगा। जैसे ही सियार की पूंछ करीब 
आई कि अंदर दुबके बैठे ब्राह्मण ने उसे पकड़ कर मरोड़ा दिया। 

सियार चीखने-चिल्लाने लगा, बाप रे बाप! कुठले में तो कोई मरोड़ी लाल 
बैठा है! भागो, भागो। यह तो तुम्हारे फूफू बाबा का भी बाप मालूम होता है ।' 
लेकिन सियार भागता कैसे? उसकी पूंछ तो ब्राह्मण के हाथ में थी। उसे छड़ाने 
के लिए सियार ने ऐसा जोर लगाया कि पूंछ ही टूट गई | वह और चुड़ैल, दोनों 
अपनी जान बचा कर भाग खड़े हुए। 

बाद में ब्राह्मण और उसका बेटा कुठले में से बाहर निकले और खीर खाने 
के बाद इत्मीनान से अपने घर पहंंच गए। 





करते हो सो कीजिए 

एक कौआ था। वह रोज नदी किनारे 
जाता और बगुले को नमस्कार करता । 
धीरे-धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। 

बगुला मछलियां पकड़ने में माहिर 
था। वह अपने अनोखे ढंग से रोज नई-नई मछलियां पकड़ता और कौए को 
खिलाता | कौए के तो दिन फिर गए । उसे हर दिन नया भोजन मिलता । 

बगुला आकाश में उड़ता, लेकिन निगाह उसकी नीचे रहती । मछली दिखाई 
देते ही वह फरटि से नीचे आता, अपनी लंबी चोंच पानी में डालता और पैर 








ऊंचे रख झट से मछली पकड़ कर किनारे पर आ जाता। कौआ यह सब 
देखता | उसका मन होता कि वह भी ऐसे ही मछलियां पकड़े । वह मन-ही-मन 
सोचा करता, इसमें कौन-सी बड़ी बात है? ऊपर उड़ना, निगाह नीचे की ओर 
रखना, मछली दिखाई देते ही फौरन नीचे आना, चोंच खोल कर पानी में 
डालना और ऑऔंधा सिर करके पांव ऊपर की तरफ उठाना। मछली चोंच में 
नहीं आएगी, तो जाएगी कहां? 

सब कुछ सोच विचार कर एक दिन कौआ आसमान में उड़ा। बहुत ऊंचा 
उड़ा। फिर फराटे से नीचे आया। पांव ऊंचे रख, चोंच नीची कर फुरती से 
मछली पर टूटा, लेकिन मछली खिसक गई । 

कौए की चोंच काई और बेलों में उलझन गई। पांच ऊंचे रह गए। कौआ 
छटपटाने लगा। चोंच छुड़ाने की उसने बहुत कोशिश की, पर सिर तो पानी में 
डूबता चला गया। तभी बगुला वहां आ पहुंचा । उसे दया आ गई। उसने बड़ी 


मुश्किल से कौए को पानी के बाहर खींचा />] 
करते हो सो कीजिए 4 क्‍ 
नकल न कीजे काग प्र “4 
चोंच फंसेगी बेल में द्रश्ट 

पांव बनेंगे काठ टरै द्रश्ट 


कौआ समझ गया | नकल 


70(.770॥98 














मुद्रकः विबा प्रेस प्रा. लि., नई दिल्‍ली 


